निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1171 ) पटना, मंगलवार , 22 अक्तूबर 2019 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

29 अप्रील 2019 
सं0 01 / रा. स्था .विविध - 32 / 2018 - 1662 / सह. श्री विकास रंजन प्रसाद , सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ ( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ), बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार 
राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1171 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


